रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


LAD 


-: 


ROO 


MER 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 5 , 2017 / पौष 15 , 1938 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 5, 2017 /PAUSA 15 , 1938 


सं. 11] 
No. 11 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 जनवरी, 2017 

सं . 01/ 2017 -सीमा शुल्क ( एडीडी ) 
सा . का . नि . 11( अ ). — जबकि “ पटसन उत्पाद ” अर्थात् पटसन यार्न/ट्रिवन (मल्टिपल फोल्डिड / केबल्ड और सिंगल ) हेसियन फेब्रिक 
और जूट सेकिंग बैग्स ( एतद्पश्चात् विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित ) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) 
( एतद्पश्चात् सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित ) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5307 , 5310 , 5607 , 6305 के अंतर्गत 
वर्गीकृत हैं और जो बंगला देश और नेपाल ( एतद्पश्चात् विषयागत देशों के रूप में उल्लिखित ) में मूलत : उत्पादित अथवा वहां से भारत में 
आयातित है के मामले में पदनामित प्राधिकारी भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग-I, खंड -1 में प्रकाशित अधिसूचना सं . 14/ 19/ 2015 
डीजीएडी , दिनांक 20 अक्तूबर , 2016 के जरिए अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 
( क ) संबद्ध देशों से संबंधित उत्पाद का पाटन हुआ है; 
( ख ) संबंधित देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं और उनमें ह्रास कर रहे हैं ; 
( ग ) घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में निवेश और नकदी प्रवाह पर लाभ प्रदाता प्रतिलाभ के रूप में गिरावट आई है ; 
( घ ) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । 
जबकि पदनामित प्राधिकारी ने विषयगत देशों से मूलत : उत्पादित अथवा निर्यातित विषयगत वस्तु तथा भारत में आयातित माल पर 
निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की , ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके । 

अत : अब , केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान , उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण मूल्यांकन 
और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण ) नियम , 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की 
उप -धारा (1 ) और ( 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, अभिहित प्राधिकारी के पूर्वाक्त निष्कर्षों के आधार पर 
अधोलिखित सारणी के स्तंभ ( 5) में वर्णित देश में उद्गमित , उक्त सारणी के स्तंभ ( 7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा 
उत्पादित , भारत में आयात किए गए ऐसे मामलों पर , जो कि उक्त सारणी के स्तंभ ( 2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित , उक्त सीमा शुल्क 
टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं , जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में 
63 GI/2017 

(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( 1)] 


दिया गया है, और जिनकी विनिर्देशन उक्त सारणी के स्तंभ ( 4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के 
स्तंभ ( 6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से , उक्त सारणी के स्तंभ ( 8 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए , 
उक्त सारणी के स्तंभ ( 10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित मुद्रा और प्रतिमापन इकाई में व्यक्त उक्त सारणी के स्तंभ ( 9) की तत्स्थानी 
प्रविष्टि में इंगित संदर्भ राशि के समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है । 


सारणी 


शीर्ष 


विनिर्देशन 


मूल देश 


उत्पादक 


शुल्क 


निर्यातक 


वस्तुओं का 
विवरण * 

( 3) 


यूनिट 


निर्यातक 

देश 
( 6) 


राशि 


( 2 ) 


। 


(5) 


__ ( 8 ) 


( 9) 


( 10 ) 


5307, 
5310 , 5607 


सभी रूपों 
पटसन यार्न / । 

और 
ट्वाईन 

| विनिर्देशनों में 


बंगलादेश । बंगलादेश 


| प्राइड जूट मिल - प्राइड जूट मिल | 104.16 


अमरीकी डालर। 

मी . टन 


या 


6305 


पटसन यार्न/ 


- वही 


-वही 


ट्वाईन 


- वही 


- वही 


- वही 


पटसन यान/ 

ट्वाईन 
पटसन यान/ 

ट्वाईन 
पटसन यान / 
ट्वाईन 


-वही 


20. 35 


- वही 


- वही 


- वही 


पटसन यान/ 
ट्वाईन 


-वही 


-वही 


पटसन यान / 

ट्वाईन 


- वही 


___ - वही 


सैकिंग बैग्स 


__ -वही 


____ - वही 


- वही 


पटसन यान/ 
ट्वाईन 
हैसियन 
फैब्रिक 


- वही 


-वही 


आशा जूट 
आशा जूट इंडस्ट्रीज 

अमरीकी डालर 
बंगलादेश । बंगलादेश 

इंडस्ट्रीज 19 . 30 
लिमिटेड 
लिमिटेड 

मी .टन 
सोनाली अंश 
सोनाली अंश 

अमरीकी डालर । 
बंगलादेश । बंगलादेश 

इंडस्ट्रीज 
इंडस्ट्रीज लिमिटेड 

20. 35 
लिमिटेड 

मी .टन 
बंगलादेश | बंगलादेश अलीजान जूट । अलीजान जूट 

अमरीकी डालर। 
मिल्स लिमिटेड । मिल्स लिमिटेड 

मी .टन 
शरीफ जूट मिल्स शरीफ जूट 

अमरीकी डालर। 
बंगलादेश । बंगलादेश 
लिमिटेड मिल्स लिमिटेड 

152. 85 

मी . टन 
अनवर जूट 
अनवर जूट स्पिनिंग 

अमरीकी डालर। 
बंगलादेश बंगलादेश 

स्पिनिंग मिल्स 

109 .59 
मिल्स लिमिटेड 
लिमिटेड 

मी . टन 
हसन जूट मिल्स । हसन जूट मिल्स 

अमरीकी डालर। 
बंगलादेश । बंगलादेश 

लिमिटेड लिमिटेड 

शून्य 

मी . टन 
हसन जूट मिल्स । हसन जूट मिल्स 

अमरीकी डालर । 
बंगलादेश । बंगलादेश 

लिमिटेड लिमिटेड 

शून्य 

मी .टन 
जनता जूट मिल्स | जनता जूट मिल्स 

अमरीकी डालर। 
बंगलादेश 

20.68 
बंगलादेश 
लिमिटेड लिमिटेड 

मी .टन 
जनता जूट मिल्स | जनता जूट मिल्स 

अमरीकी डालर 
बंगलादेश । बंगलादेश 
लिमिटेड लिमिटेड 

शून्य 

मी .टन 
सिडलो सिडलो 

अमरीकी डालर 
| बंगलादेश 
बंगलादेश 

टेक्सटाईल्स 

टक्सटाईल्स | 102. 93 
लिमिटेड लिमिटेड 

मी .टन 
सिडलो 

सिडलो 
बंगलादेश । बंगलादेश 

अमरीकी डालर 
टेक्सटाईल्स टेक्सटाईल्स 

127.48 
लिमिटेड लिमिटेड 

मी .टन 

सागर जूट 
बंगलादेश । बंगलादेश । 

अमरीकी डालर 
सागर जूट स्पिनिंग 

स्पिनिंग मिल्स 
मिल्स लिमिटेड 

102. 93 
लिमिटेड 

मी .टन 
सूची के अनुसार अप्रतिदर्श 

अमरीकी डालर । 
बंगलादेश | बंगलादेश 

97. 19 
उत्पादक/निर्यातक ** 

मी . टन 
सूची के अनुसार अप्रतिदर्श 
बंगलादेश । बंगलादेश 

351. 72 

अमरीकी डालर । 
उत्पादक /निर्यातक ** 

___ मी .टन 
सूची के अनुसार अप्रतिदर्श 

अमरीकी डालर। 
बंगलादेश बंगलादेश 

125. 21 
उत्पादक/निर्यातक ** 

मी .टन 
उपरोक्त क्रमांक 1 से 16 में उल्लिखित 
बंगलादेश 

अमरीकी डालर । 

162.45 
बंगलादेश से भिन्न कोई अन्य संयोजन 

मी .टन 
उपरोक्त क्रमांक 1 से 16 में उल्लिखित 

अमरीकी डालर। 
बंगलादेश । बंगलादेश 

351.72 
से भिन्न कोई अन्य संयोजन 

मी .टन 
उपरोक्त क्रमांक 1 से 16 में उल्लिखित 
बंगलादेश । बंगलादेश 

138.97 | 

अमरीकी डालर 
से भिन्न कोई अन्य संयोजन 

मी .टन 


- वही 


पटसन यान/ 
ट्वाईन 


- वही 


- वही 


सेकिंग बैग्स 


- वही 


-वही 


पटसन यान/ 
ट्वाईन 


- वही 


-वही 


-वही 


पटसन यार्न/ 
ट्वाईन 
हेसियन 
फैब्रिक 


15. 


-वही 


- वही 


-वही 


सैकिंग बैग्स 


| 


- वही 


- वही 


- वही 


पटसन यान/ 
ट्वाईन 
हेसियन 
फैब्रिक 


- वही 


- वही 


| 


-वही 


सैकिंग बैग्स 


| 


- वही 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


20. 


-वही 


पटसन यान / 
ट्वाईन 


- वही 


बंगलादेश 


कोई 


कोई 


162. 45 


अमरीकी डालर 

मी .टन 


- वही 


हेसियन 
फैब्रिक 


- वही 


बंगलादेश 


पाटन - रोधी 
शुल्क के 
अध्यधीन 
देश से भिन्न 

कोई देश 
पाटन - रोधी 

शुल्क के 
__ अध्यधीन 
देश से भिन्न 

कोई देश 
पाटन - रोधी 

शुल्क के 
अध्यधीन 
देश से भिन्न 
कोई देश 


कोई 


कोई 


351.72 


अमरीकी डालर। 

मी .टन 


- वही 


सैकिंग बैग्स 


- वही 


बंगलादेश 


कोई 


कोई 


138. 97 


अमरीकी डालर । 

मी .टन 


___ - वही 


पटसन यान / 
ट्वाईन 


-वही 


बंगलादेश 


कोई 


कोई 


162 .45 


पाटन - रोधी 

शुल्क के 
अध्यधीन 
देश से भिन्न 

कोई देश 
पाटन - रोधी 


अमरीकी डालर 

मी . टन 


शुल्क के 


___ -वही 


हेसियन 
फैब्रिक 


-वही 


बंगलादेश 


____ कोई 


कोई 


351. 72 


अमरीकी डालर 

मी .टन 


अध्यधीन 
देश से भिन्न 

कोई देश 
पाटन -रोधी 

शुल्क के 
अध्यधीन 
देश से भिन्न 
कोई देश 


25 . 


-वही 


सैकिंग बैग्स 


| 


- वही 


बंगलादेश 


___ कोई 


कोई 


138.97 | 


अमरीकी डालर 

मी .टन 


| 


- वही 


पटसन यार्न/ 
ट्वाईन 


-वही 


नेपाल 


नेपाल 


27 . 


-वही 


सैकिंग बैग्स 


-वही 


नेपाल । 


नेपाल 


। 


- वही 


- वही 


नेपाल 


नेपाल 


हेसियन 

फैब्रिक 
पटसन यार्न 
ट्वाईन 


अमरीकी डालर । 

मी .टन 
अमरीकी डालर। 

मी . टन 
अमरीकी डालर 

मी . टन 
अमरीकी डालर। 

मी .टन 
अमरीकी डालर 

मी . टन 
अमरीकी डालर। 

मी .टन 


- वही 


- वही 


नेपाल 


नेपाल 


- बही 


सैकिंग बैग्स 


- वही 


नेपाल 


नेपाल 


- वही 


हेसियन 
फैब्रिक 


- वही 


नेपाल 


नेपाल 


-वही 


पटसन यान/ 
ट्वाईन 


- वही 


नेपाल 


नेपाल 


अरिहंत मल्टी - अरिहंत मल्टी- | 

24.61 
फॉईवर्स लिमिटेड | फॉईवर्स लिमिटेड 
अरिहंत मल्टी अरिहंत मल्टी 

35. 25 
फॉईवर्स लिमिटेड | फॉईवर्स लिमिटेड 

अरिहंत मल्टी अरिहंत मल्टी 
फॉईवर्स लिमिटेड | फॉईवर्स लिमिटेड 
श्री रघुपति जूट श्री रघुपति जूट 

24.61 
मिल्स लिमिटेड मिल्स लिमिटेड 
श्री रघुपति जूट । श्री रघुपति जूट 

35. 25 
मिल्स लिमिटेड मिल्स लिमिटेड 
श्री रघुपति जूट श्री रघुपति जूट 

शून्य 
मिल्स लिमिटेड मिल्स लिमिटेड 
स्वास्तिक जूट स्वास्तिक जूट 
मिल्स प्राइवेट मिल्स प्राइवेट 
लिमिटेड 

लिमिटेड 
स्वास्तिक जूट स्वास्तिक जूट 
मिल्स प्राइवेट मिल्स प्राइवेट 8 .18 

लिमिटेड लिमिटेड 
स्वास्तिक जूट स्वास्तिक जूट 
मिल्स प्राइवेट मिल्स प्राइवेट 34 .20 
लिमिटेड 

लिमिटेड 
बाबा जूट मिल्स । बाबा जूट मिल्स 

26 .07 
प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड 
बाबा जूट मिल्स बाबा जूट मिल्स 

33.73 
प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड 
बाबा जूट मिल्स बाबा जूट मिल्स 
प्राइवेट लिमिटेड । प्राइवेट लिमिटेड 

6. 30 


15. 36 


अमरीकी डालर 

मी .टन 


- वही 


हेसियन 
फैब्रिक 


-वही 


नेपाल 


नेपाल 


अमरीकी डालर। 
___ मी . टन 


- वही 


सैकिंग बैग्स 


-वही 


नेपाल 


नेपाल 


अमरीकी डालर 

मी . टन 


- वही 


पटसन यान/ 
ट्वाईन 


- वही 


नेपाल 


नेपाल 


- वही 


सैकिंग बैग्स 


- वही 


नेपाल 


नेपाल 


अमरीकी डालर । 

मी .टन 
अमरीकी डालर / 

मी . टन 
अमरीकी डालर 

मी . टन 


- वही 


हेसियन 
फैब्रिक 


- वही 


नेपाल 


नेपाल 


38. 


- वही 


पटसन यान / 
ट्वाईन 


-वही 


नेपाल 


पाटन- रोधी 

शुल्क के 
अध्यधीन 
देश से भिन्न 
कोई देश 


कोई भी 


कोई भी 


। 


28.72 


अमरीकी डालर । 

मी . टन 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(i) ] 


- वही 


हेसियन 
फैब्रिक 


- वही 


नेपाल 


कोई भी 


कोई भी 


8.18 


अमरीकी डालर 

मी .टन 


पाटन- रोधी 

शुल्क के 
अध्यधीन 
देश से भिन्न 

कोई देश 
पाटन - रोधी 

शुल्क के 
अध्यधीन 
देश से भिन्न 
कोई देश 


40 . 


-वही 


सैकिंग बैग्स 


-वही 


नेपाल 


कोई भी 


कोई भी 


38. 90 


अमरीकी डालर। 

मी .टन 


- वही 


पटसन यान/ 
ट्वाईन 


-वही 


नेपाल 


कोई भी 


कोई भी 


28.72 


अमरीकी डालर । 

मी .टन 


पाटन - रोधी 

शुल्क के 
अध्यधीन 
देश से भिन्न 

कोई देश 
पाटन- रोधी 

शुल्क के 
अध्यधीन 
देश से भिन्न 

कोई देश 
पाटन- रोधी 


-वही 


हेसियन 
फैब्रिक 


-वही 


नेपाल 


कोई भी 


कोई भी 


8. 18 


अमरीकी डालर 

मी . टन 


शुल्क के 


- वही 


सैकिंग बैग्स 


___ -वही 


नेपाल 


कोई भी 


कोई भी 


। 


38. 90 


अमरीकी डालर 

मी .टन 


अध्यधीन 
देश से भिन्न 
कोई देश 


* पटसन उत्पाद में पटसन र्यान / ट्वाईन (मल्टीपल फोल्डिड / केबिल्ड और एकल ) हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स शामिल हैं । 
* * अप्रतिदर्श उत्पादकों /निर्यातकों की सूची । 

1 ) रहमान जूट स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड 
2) शमशेर जूट मिल्स लिमिटेड 
3 ) गोल्डन जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 
4 ) पूरबी ट्रेडिंग 
5 ) सोनाली अंश ट्रेडिंग ( प्राइवेट लिमिटेड ) 
6 ) राजबाडी जूट मिल्स लिमिटेड 
7) नोवापारा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड 
8 ) नोवापारा जूट मिल्स लिमिटेड 
9) ऊषा जूट स्पिनर्स लिमिटेड 
10) बी एस जूट स्पिनर्स लिमिटेड 
11 ) मदीना जूट इंडस्ट्रीज लिमिटेड 
12) नॉदरन जूट लिमिटेड विनिर्माण कंपनी लिमिटेड 
13) जूट स्पनर्स लिमिटेड 

14) नवाब अब्दुल मलिक जूट मिलों (बीडी) लिमिटेड 
2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच साल तक की अवधि तक ( जब तक कि 
इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है ) 
उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा । 
स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के लिए लागू विनिमय दर भारत सरकार , वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) द्वारा समय - समय पर सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52) की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है और विनियम दर के 
निर्धारण के सुसंगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल में दी गई है । 

[ फा . सं. 354/211/2016-टीआरयू ] 

अनुराग सहगल , अवर सचिव 


[ 417 II - UUS 3(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th of January , 2017 

No. 01/2017 – Customs (ADD ) 
G .S . R . 11 ( E ). — Whereas, in the matter of ‘Jute Products namely , Jute Yarn / Twine (multiple folded /cabled and 
single ), Hessian fabric, and Jute sacking bags (hereinafter referred to as the subject goods ) falling under Tariff Headings 
5307, 5310 , 5607 or 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) (hereinafter referred to as the 
Customs Tariff Act), originating in , or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as subject countries), and 
imported into India , the Designated Authority in its final findings published in the Gazette of India , Extraordinary , Part I, 
Section 1, vide notification number 14 / 19 / 2015 -DGAD , dated the 20h October, 2016 , has come to the conclusion that – 

i. there is dumping of subject goods from the subject countries ; 

imports from subject countries are undercutting and suppressing the prices of the domestic industry ; 
performance of domestic industry has deteriorated in the terms of profitability return on investments 

and cash flow ; 

iv . injury to domestic industry has been caused by dumped imports ; 
and has recommended imposition of definitive anti- dumping duty on imports of the subject goods, originating in , or exported 
from the subject countries and imported into India , in order to remove injury to the domestic industry ; 

Now , Therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (5 ) of section 9A of the Customs 
Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti-dumping Duty 
on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , the Central Government, after considering the aforesaid 
final findings of the designated authority , hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in 
column ( 3 ) of the Table below , falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the 
corresponding entry in column (2 ), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5 ), and 
exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6 ), produced by the producers as specified in 
the corresponding entry in column (7 ), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8 ) and 
imported into India , an anti- dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column 
(9 ), in the unit as specified in the corresponding entry in column (10 ) of the said Table , namely : 


TABLE 


SI. 
No . 


Heading 


Description 
of goods * 


Specifications 


Producer 


Exporter 


Unit 


Country of 
Origin 

(5 ) 


Country of 
Exports 

(6 ) 


Duty 
Amount 

(9 ) 


(8 ) 


( 10 ) 


5307 , 
5310 , 
5607 or 
6305 


Jute Yarn / 

Twine 


In all forms and 
specifications 


Bangladesh 


Bangladesh 


Pride Jute 

Mill 


Pride Jute 

Mill 


104 . 16 


US$/MT 


- do 


Jute Yarn / 

Twine 


-do 


Bangladesh 


Bangladesh 


19.30 


US$ /MT 


Jute Yarn / 

Twine 


Bangladesh 


Bangladesh 


Asha Jute 
Industries 

Ltd . 
Sonali Ansh 
Industries 

Ltd . 
Alijan 
Jute Mills 

Ltd . 


Asha Jute 
Industries 

Ltd . 
Sonali Ansh 
Industries 

Ltd . 
Alijan 
Jute Mills 

Ltd . 


20 . 35 


US $ /MT 


Jute 
Yarn / Twine 


Bangladesh 


Bangladesh 


20 . 35 


US $ /MT 


Jute 
Yarn / Twine 


Bangladesh 


Bangladesh 


Sharif Jute 
Mills Ltd . 


Sharif Jute 
Mills Ltd . 


152 .85 


US $ /MT 


Jute 
Yarn / Twine 


Bangladesh 


Bangladesh 


Anwar Jute 

Spinning 
Mills Ltd . 


109 .59 


US $ /MT 


Anwar 

Jute 
Spinning 
Mills Ltd . 

Hasan 
Jute Mills 

Ltd . 


7 . 


Jute 
Yarn / Twine 


Bangladesh 


Bangladesh 


Hasan 
Jute Mills 

Ltd . 


Nil 


US $ / 

MT 


- do 


Sacking Bags 


Bangladesh 


Bangladesh 


Hasan 
Jute Mills 

Ltd . 


Hasan 
Jute Mills 

Ltd . 


Nil 


Nil 


US $ / 

MT 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i) ] 


-do 


Jute 
Yarn / Twine 


- do 


Bangladesh 


Bangladesh 


20 . 68 


US$/MT 


- do 


Hessian 
Fabric 


- do 


Bangladesh 


Bangladesh 


Nil 


US $ / 

MT 


- do 


Jute Yarn / 

Twine 


- do 


Bangladesh 


Bangladesh 


102.93 


US$ /MT 


- do 


Sacking Bags 


- do 


Bangladesh 


Bangladesh 


127.48 


US $ / 

MT 


- 


- 


Jute 
Yarn / Twine 


-do 


Bangladesh 


Bangladesh 


102 .93 


US$ /MT 


-do 


Jute 
Yarn /Twine 


- do 


Bangladesh 


Bangladesh 


Janata 

Janata 
Jute Mills Jute Mills 
Ltd . 

Ltd . 
Janata 

Janata 
Jute Mills Jute Mills 
Ltd . 

Ltd . 
Sidlaw 

Sidlaw 
Textiles 

Textiles 
Ltd . 

Ltd . 
Sidlaw 

Sidlaw 
Textiles Textiles 
Ltd . 

Ltd . 
Sagar Jute Sagar Jute 

Spinning Spinning 
Mills Ltd . Mills Ltd . 

Non Sampled 
Producers/ exporters 

as per list * * 

Non Sampled 
Producers/ exporters 

as per list * * 

Non Sampled 
Producers/ exporters 

as per list * * 
Any combination 
other than mentioned 
in Sl. Nos . 1 to 16 above 

Any combination 
other than mentioned 
in Sl. Nos. 1 to 16 above 

Any combination 
other than mentioned 
in Sl. Nos. 1 to 16 above 


97 . 19 


US $ /MT 


-do 


Hessian 
Fabric 


- do 


Bangladesh 


Bangladesh 


351.72 


US$ /MT 


Sacking 


- do 


- do 


Bangladesh 


Bangladesh 


125 .21 US$ /MT 


Bags 


-do 


Jute Yarn / 

Twine 


- do 


Bangladesh 


Bangladesh 


162 .45 


US$ /MT 


- do 


Hessian 
Fabric 


-do 


Bangladesh 


Bangladesh 


351.72 


US $ /MT 


-do 


Sacking 

Bags 


- do 


Bangladesh 


Bangladesh 


138.97 


US $/MT 


-do 


Jute Yarn / 

Twine 


-do 


- do 


Bangladesh 


Any 


Any 


162.45 


US$/MT 


21. 


-do 


Hessian 
Fabric 


-do 


Bangladesh 


Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 
Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 
Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 


Any 


Any 


351.72 


US $ /MT 


22. 


-do 


Sacking 

Bags 


- do 


Bangladesh 


Any 


Any 


138 . 97 


US $ /MT 


-do 


Jute Yarn / 

Twine 


- do 


Bangladesh 


Any 


Any 


162 .45 


US $ /MT 


-do 


Hessian 
Fabric 


-do 


Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 
Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 
Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 


Bangladesh 


Any 


Any 


Any 


351 . 72 


351. 72 


US$/MT 


25 . 


-do 


-do 


Sacking 
Bags 


- do 


Bangladesh 


Any 


Any 


138 .97 


US$ /MT 


- do 


Jute Yarn / 

Twine 


- do 


Nepal 


Nepal 


Arihant 

Multi 
Fibres Ltd . 


24 .61 


US $ /MT 


Arihant 

Multi 
Fibres Ltd . 
Arihant 

Multi 
Fibres Ltd . 


-do 


Sacking 
Bags 


do 


Nepal 


Nepal 


| Multi 


- do 


Arihant 

Multi 
Fibres Ltd . 


35 . 25 


US $ /MT 


[ 4TT II - OUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Arihant 


-do 


Hessian 
Fabric 


- do 


Nepal 


Nepal 


Nil 


US $ /MT 


-do 


Jute Yarn / 

Twine 


- do 


Nepal 


Nepal 


24.61 


US $ /MT 


Arihant 

Multi 
Fibres Ltd . 

Shree 
Raghupati 
Jute Mills 

Ltd . 

Shree 
Raghupati 
Jute Mills 

Ltd . 

Shree 
Raghupati 
Jute Mills 

Ltd . 


Sacking 


-do 


-do 


Nepal 


Nepal 


35 .25 


US $ /MT 


Bags 


- do 


Hessian 
Fabric 


-do 


Nepal 


Nepal 


Nil 


US $ / 

MT 


Multi 
Fibres Ltd . 

Shree 
Raghupati 
Jute Mills 

Ltd . 

Shree 
Raghupati 
Jute Mills 

Ltd . 
Shree 
Raghupati 
Jute Mills 

Ltd . 
Swastik 
Jute Mills 
Pvt. Ltd . 
Swastik 
Jute Mills 
Pvt. Ltd . 
Swastik 
Jute Mills 
Pvt. Ltd . 
Baba Jute 
Mills Pvt. 

Ltd . 


- do 


Jute Yarn / 

Twine 


-do 


Nepal 


Nepal 


Swastik 
Jute Mills 
Pvt. Ltd . 


15 . 36 


US $ / 

MT 


-do 


Hessian 
Fabric 


-do 


Nepal 


Nepal 


8 . 18 


US $/MT 


- do 


Sacking 
Bags 


-do 


Nepal 


Nepal 


Swastik 
Jute Mills 
Pvt. Ltd . 
Swastik 
Jute Mills 
Pvt. Ltd . 
Baba Jute 
Mills Pvt. 

Ltd . 


34 . 20 


US $ / 

MT 


-do 


Jute Yarn / 

Twine 


-do 


Nepal 


Nepal 


26 .07 | US $/MT 


-do 


Sacking 
Bags 


-do 


Nepal 


Nepal 


Baba Jute 
Mills Pvt. 

Ltd . 


33 . 73 


US $ / 

MT 


Baba Jute 
Mills Pvt. 

Ltd . 
Baba Jute 
Mills Pvt. 

Ltd . 


- do 


Hessian 
Fabric 


- do 


Nepal 


Nepal 


Baba Jute 
Mills Pvt. 

Ltd . 


6 . 30 


US $ / 

MT 


- do 


Jute Yarn / 

Twine 


-do 


Nepal 


Any 


Any 


28 .72 


US$ /MT 


-do 


Hessian 
Fabric 


- do 


Nepal 


Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 
Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 
Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 


Any 


Any 


8 . 18 


US $ /MT 


- do 


Sacking 
Bags 


-do 


- do 


Nepal 


Any 


Any 


38 . 90 


US $ /MT 


- do 


Jute Yarn / 

Twine 


-do 


Nepal 


Any 


Any 


28 .72 


US $ /MT 


-do 


Hessian 
Fabric 


- do 


-do 


Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 
Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 
Any country 

other than 
those subject 

to Anti 
dumping duty 


Nepal 


Any 


Any 


Any 


8 . 18 


US $ /MT 


. 18 


43 . 


Sacking 
Bags 


- do 


Nepal 


Any 


Any 


38 . 90 


US $ / 

MT 


* “ Jute Products” comprising of Jute Yarn / twine (multiple folded /cabled and single ), Hessian Fabrics and Jute Sacking 
bags. 
* * List of non -sampled producers /exporters : 
(1) Rahman Jute Mills (Pvt.) Ltd. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


RDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( 1 ) ] 


PART II-SEC.3401 


(2 ) Shamsher Jute Mills Ltd . 
( 3) Golden Jute Industries Ltd . 
(4 ) Purabi Trading 
(5 ) Sonali Aansh Trading (Pvt.) Ltd . 
(6 ) Rajbari Jute Mills Ltd . 
(7 ) Nowapara Packaging Industries Ltd . 
(8 ) Nowapara Jute Mills Ltd . 
( 9) Usha jute Spinners Ltd . 
( 10) B .S . Jute Spinners Ltd . (BSJSL ) 
(11) Madina Jute Industries Ltd . 
(12 ) Northern Jute Manufacturing Company Limited 
(13) Jute Spinners Ltd . 
( 14 ) M /s Nawab Abdul Malek Jute Mills ( BD ) Ltd . 
2 . The anti- dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked , 
superseded or amended earlier ) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid 
in Indian currency. 
Explanation .- For the purposes of this notification , rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such 
anti- dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the 
Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of 
presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act . 

[F . No. 354 /211/2016 - TRU ] 
ANURAG SEHGAL , Under Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017.01. 06 
14 :28 :58 + 05 30 


KUMAR 


